निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 आषाढ़ 1937 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 22 जुलाई 2015 


( सं0 पटना 839) 


सं० 3ए - 2 - वे०पु० - 05/ 2014 - 6415/वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

20 जुलाई 2015 
विषयः- बिहार स्वास्थ्य सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के वेतनादि के संशोधन के संबंध में । 

वित्त विभाग के संकल्प संख्या -1900 , दिनांक 25 / 02 / 2014 के द्वारा विकास आयुक्त की अध्यक्षता 
में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में वेतन निर्धारण एवं डायनेमिक एश्योर्ड प्रोगेशन 
( डी०ए०सी०पी० ) के संबंध में दिशा -निर्देश निर्गत किया गया है । 

उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा 4. 7 ( ख ) में यह अंकित है कि विशेष उप संवर्ग में नियुक्त विशेषज्ञ 
मूल कोटि (विशेषज्ञ ग्रेड - II) के लिए वेतनमान PB- 3 + 6600 /- में की जाय । 

उपर्युक्त संकल्प में अनुशंसा के अनुरूप विशेषज्ञ ग्रेड- II के लिए मूल कोटि वेतनमान PB 
3 + 6600 /- अंकित नहीं किया जा सका था जिसपर राज्य सरकार की सहमति थी । 

अतः वित्त विभाग के संकल्प संख्या - 1900 , दिनांक 25 /02/ 2014 की कंडिका - 3 ( III) के बाद 
निम्नलिखित उपनियम - 3 (IIIक ) जोड़ा जायेगा 

“विशेषज्ञ उप संवर्ग में नियुक्त विशेषज्ञ मूल कोटि (विशेषज्ञ ग्रेड- II ) के लिए वेतनमान PB 
3 + 6600 / - देय होगा " । 
वित्त विभाग के संकल्प संख्या - 1900 , दिनांक 25/02/ 2014 के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

_ दयानिधान पांडेय , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 839 -571 + 1000 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


